रजिस्ट्री सं. डी. एल . -- 33002 / 99 


REGISTERED No . D . L. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


HORIRAM 


दिल्लीराजपन 
Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं . 97] 
No. 97 ] 


दिल्ली , सोमवार , अगस्त 4 , 2014 / श्रावण 13 , 1936 
DELHI, MONDAY, AUGUST 4 , 2014 /SHRAVANA 13 , 1936 


[ रा. रा . रा . क्षे. दि . सं. 69 

[N . C . T . D . No. 69 


- 


- 


भाग - IV 
PART - - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


गृह -I ( पुलिस ) / स्थापना विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 4 अगस्त , 2014 
___ सं . एफ . 16 / 1 / 2014 / गृ. पु - 1 / स्थापना / 2146 से 2148 . -दिल्ली पुलिस अधिनियम , 1978 (1978 का 34) की धारा 
147 की उप - धारा (1 ) और (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , दिल्ली 
पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली , 1980 में आगे. संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात: 
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ .. - (1 ) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) ( संशोधन ) नियमावली, 2014 कहा जा 

सकेगा । . 

( 2) यह दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 
2. नियम 14 का संशोधन. -दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में महिला सिपाही के पद से संबंधित नियम 14 के 

उप -नियम (3 ) के खण्ड (ग ) के उप - खण्ड ( 2) की मद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित को . 
प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 
"(ii) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए 5 सेंटीमीटर ।" 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तना उनके नाम पर , 
जी. पी. सिंह, अतिरिक्त सचिव ( गृह ) 


3089 DG/ 2014 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


- 


- 


HOME-I ( POLICE )/ ESTABLISHMENT DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


Delhi, the 4th August, 2014 


F . No . 16 / 1/2014 /HP -I/ Estt ./2146 to 2148. — In exercise of the powers conferred by sub -sections (1) and (2 ) of 
section 147 of the Delhi Police Act , 1978 ( 34 of 1978 ), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi 
is pleased to make the following rule further to amend the Delhi Police ( Appointment and Recruitment) Rules, 1980, 
namely: 


. 1. Short title and Commencement (1 ) : - These rules may be called the Delhi Police ( Appointment and Recruitment ) 

( Amendment) Rules, 2014 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette . 
2. Amendment of rule 14: - In the Delhi Police ( Appointment and Recruitment) Rules, 1980 for item (iii ) of sub 

clause (2 ) of clause (c ) of sub-rule (3 ) of rule 14 relating to the post of Lady Constable, 
the following shall be substituted, namely:- - 


" ( iii ) 5 cms for compassionate appointment.” 


By Order and in the Name of the LieutenantGovernor 

of the National Capital Territory of Delhi, 

G .P. SINGH , Addl. Secy. (Home) 


गृह ( सामान्य) विभाग 

अधिसूचना 


दिल्ली, 4 अगस्त, 2014 


सं . एफ . 9 / 139 / 2014 / एच . जी . / 4270. -दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 की धारा 2 ( आर ) के द्वारा प्रदत शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल, तिहाड न्यायालय परिसर में स्थित सभा कक्ष व संलग्न कक्ष को 
कैदियों के नजरबंदी के लिए विशेष कारागार के रूप में घोशित करते हैं , जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार हैं : 


1. जेल परिसर की उत्तरी दिशा : 

कारागार मुख्यालय । 
2. जेल परिसर की दक्षिणी दिशा : 

तमिलनाडु पुलिस रिहायशी बैरक ! 
3. जेल परिसर की पश्चिमी दिशा : 

तमिलनाडु पुलिस काम्पलैक्स की तरफ जाने वाला मार्ग । 
4. जेल परिसर की पूर्वी दिशा : 

बाहरी सीमा दीवार जो माया पुरी से पंखा रोड पर जाने वाली रोड से संलग्न है । 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर, 
इन्दु सिन्हा, उप सचिव, गृह ( सामान्य) 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


HOME (GENERAL ) DEPARTMENT 

NOTIFICATION 


Delhi, the 4th August, 2014 
No . F .9 /139/2014 /Home(G )/4270. -- In exercise of the powers conferred by Section 2 .(r) of Delhi Prison Act , 
2000 , the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to declare the Conference Room along with 
annexed room of Tihar Court Complex near Prison Headquarters as " Special Jail” for detention of prisoners with following 
demarcation : 


(i) North side of the Jail Premises: 

The Prison Headquarter 
( ii ) South side of the Jail Premises: 

Barracks for the lodgment of Tamil Nadu Special Police Personnel 
(iii ) West side of the Jail Premises : 

Road leading to TSP Complex 
( iv ) East side of the Jail Premises : 
; The outer boundary wall facing the Maya Puri, Pankha Road , Link Road . 


By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of the 

National Capital Territory of Delhi, 
INDU SINHA, Dy. Secy., Home (General ) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


